निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र 1933 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 30 अगस्त 2011 


सं0 2 / सी0 - 1024 / 2008 - सा0प्र0 - 8513 

सामान्य प्रशासन विभाग 


- - - - - - 


संकल्प 

28 जुलाई 2011 
श्री सीताराम यादव, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंडौल (मधुबनी ) कोटि क्रमांक 694 / 08 के 
विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप - पत्र के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 6959 , दिनांक 20 जुलाई 2009 के द्वारा 
विभागीय कार्यवाही चलाई गयी । विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आठ आरोपों में 
से पाँच को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है । अतएव जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सीताराम यादव को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) ( संशोधन) नियमावली, 2007 का नियम 14 (i) एवं (v) के तहत 
निम्नालिखित दंड संसूचित किया जाता है : 

(i) निन्दन । 

(ii ) तीन वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ श्री सीताराम यादव , निदेशक लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सिद्धनाथ राम, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 483 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


